निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 309 ) 


26 चैत्र 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 16 अप्रील 2013 


सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय 

( समाज कल्याण विभाग ) 


- - 


- 


- - - 


अधिसूचनाएं 

3 अप्रील 2013 
सं0 1 / सा0सु0 विविध 22 / 09 स. क. -723 _ बिहार माता -पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण - पोषण तथा 
कल्याण नियमावली, 2012 के नियम 4 के उप - नियम ( 4 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य 
सरकार एतद् द्वारा उक्त नियमावली के नियम 12 के अधीन कर्त्तव्यों के निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ राज्य के प्रत्येक 
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सुलह पदाधिकारी के रूप में तुरन्त के प्रभाव से पदाभिहित करती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार, 

राजित पुनहानी , 

सरकार के सचिव । 
The 3rd April 2013 
No. 1 /Sa .Su -vividh - 22 /09 . S . W -723 — In exercise of the powers conferred by sub 
rule (4 ) of the rule 4 of Bihar Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Rules 
2012 , State Government of Bihar is, hereby pleased to designate with immediate effect all 
Child Development Project Officer, Social Welfare Department of the state as Conciliation 
Officer for the purpose of discharging the duties under rule 12 of the said Rules. 

By order of the Governor of Bihar , 

RAJIT PUNHANI, 
Secretary to the Government. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 309 - 571 + 1006 -डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette .bih .nic . in 


